निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 260 ) 


22 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना , सोमवार , 12 अप्रील 2010 


सं . सं .- 2 / स्था .- 5- 01 / 10 - 2907 


ग्रामीण विकास विभाग 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 


26 मार्च 2010 


विषय : - बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के अधीन नियमित नियुक्ति होने तक प्रखंड विकास पदाधिकारी, 

कार्यपालक दंडाधिकारी एवं इन दोनों पदों ( प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी ) 


के लिए अवकाश / प्रशिक्षण /प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु अंतरिम व्यवस्था 


की स्वीकृति एवं तत्संबंधी विभागीय संकल्प सं0 460, दिनांक 19 जनवरी 2010 सहपठित शुद्धि 
पत्र सं0 592 दिनांक 25 जनवरी 2010 में संशोधन | 


विभागीय अधिसूचना सं0 447 , दिनांक 19 जनवरी 2010 द्वारा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग 


के गठन के फलस्वरूप बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली के अध्याय 2 के नियम 8 ( ख ) में 


निहित प्रावधानों के आलोक में अनुसूची -1 के अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी के रिक्त पदों को भरने के 


लिए अंतरिम व्यवस्था हेतु विभागीय संकल्प सं0 460 दिनांक 19 जनवरी 2010 सहपठित शुद्वि- पत्र सं0 


592 , दिनांक 25 जनवरी 2010 निर्गत किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अप्रील 2010 


राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत उक्त संकल्प में निम्नरूप से संशोधन करने का निर्णय 


लिया है : 


(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी एवं इन दोनों पदों (प्रखंड विकास पदाधिकारी 

एवं कार्यपालक दंडाधिकारी ) के लिए अवकाश / प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित रिक्त 

पदों के लिए विभागवार पैनल तैयार किया जायेगा | 
( ii) बिहार ग्रामीण सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के अनुसूची-1 ( ख ) 1. में प्रखंड विकास 


पदाधिकारी के 534 पद , ( ख ) 2. में कार्यपालक दण्डाधिकारी के 147 पद एवं इन दोनों 
पदों ( प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी ) के लिए 


अवकाश / प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित पन्द्रह प्रतिशत के 102 पद (534+ 147 =681 


का 15 % = 102 अर्थात् 534 + 147 + 102 = 783 ) कुल - 783 पदों का प्रावधान किया गया 
है । अंतरिम / कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों 
को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी एवं इन दोनों पदों (प्रखंड विकास 
पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी) के लिए अवकाश / प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति हेतु 
आरक्षित पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु विभागवार पैनल से कुल 783 पदों के लिए प्रतिशत के 


आधार पर आरक्षण लागू किया जायेगा | 


(iii) प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी एवं इन दोनों पदों ( प्रखंड विकास 


पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी ) के लिए अवकाश / प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति हेतु 


आरक्षित पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन हेतु पैनल तैयार करने के लिए 


एक चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी 


अध्यक्ष 


सदस्य 


( क) विकास आयुक्त 
( ख ) प्रधान सचिव / सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 
( ग ) कार्मिक विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी 
( घ) प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग 


सदस्य 


सदस्य सचिव 


(iv ) समिति द्वारा विभागवार पैनल आरक्षण नियम के आलोक में निर्धारित प्रतिशत के आधार पर 


तैयार की जायेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 12 अप्रील 2010 


(v) पूर्व संकल्प के अनुपालन के आलोक में चयन समिति के निर्णय के अनुसार प्रखण्ड विकास 

पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन -पत्र आमंत्रित किया गया था । इन 


आवेदकों में से प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी एवं इन दोनों पदों 
( प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी ) के लिए 
अवकाश/ प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित पद अर्थात कुल 783 पदों पर प्रतिनियुक्त 


करने का निर्णय लिया गया है । 


( vi) चयन समिति द्वारा विभागवार तैयार 783 पदाधिकारियों के पैनल से प्रखंड विकास पदाधिकारी , 

कार्यपालक दंडाधिकारी एवं इन दोनों पदों (प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक 
दंडाधिकारी ) के लिए अवकाश / प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित पद पर प्रतिनियुक्ति के 


आधार पर पदस्थापन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा | 
( vii) प्राप्त सभी आवेदन के संबंध में निर्धारित योग्यता के आधार पर पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों का 


चयन कर प्रखंड विकास पदाधिकारी , कार्यपालक दंडाधिकारी एवं इन दोनों पदों (प्रखंड 


विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी ) के लिए अवकाश / प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति 


हेतु आरक्षित पद पर ग्रामीण विकास विभाग प्रतिनियुक्त कर सकेगा । इसके लिए अलग 


से संबंधित विभाग से अनुशंसा / सेवा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी | 


आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 


जाएगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 260-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette. bih . nic . in 


